H 


PREM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

28 भाद्र, 1938 ( श० ) 
संख्या- 713 राँची, मंगलवार, 

19 सितम्बर , 2017 (ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संशोधन पत्र 

अधिसूचना 
20 जुलाई , 2017 


संख्या-1/ आ०-526/ 17 का .- 8264 -- विभागीय अधिसूचना सख्या-8005 दिनांक 
12 जुलाई, 2017, जिसके द्वारा श्री घोलप रमेश गोरख, भा .प्र. से. ( झाः2012) से प्राप्त स्पष्टीकरण 
के समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा उनको आरोपमुक्त करते हुए दिनांक 11 जून , 2017 के प्रभाव 
से निलम्बन से मुक्त किया गया है, की कंडिका- 1 को निम्नवत संशोधित किया जाता है - 


___ " श्री घोलप रमेश गोरख , भा .प्र. से. ( झाः2012) जिन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या 
6967 दिनांक 9 जून , 2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया 
गया था , से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निलम्बन की तिथि 
9 जून , 2017 से निलम्बन से मुक्त किया जाता है । " 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 19 सितम्बर, 2017 


2. अधिसूचना संख्या-8005, दिनांक 12 जुलाई , 2017 की कंडिका- 2 एवं 3 यथावत 


रहेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 713-- 50 


